HI" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 550 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 अक्टूबर , 2014 


संख्या -3 /पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 10405-- अपर समाहर्ता, बोकारो के पद पर पदस्थापित डा0 संजय 
सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 683 / 03, गृह जिला- रोहतास) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
उप विकास आयुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -1( ख )- 03 / 2014 का . 10406 --निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री रोबिन टोप्पो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 775/ 03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -1( ख )-03 / 2014 का . 10407-- उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री यतीन्द्र प्रसाद , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 583 /03 , गृह जिला - पश्चिमी चम्पारण ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 27 अक्टूबर , 2014 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद-1(ख )-03/ 2014 का . 10408 -- अधिसूचित उप निदेशक, (पंचायत निर्वाचन) पंचायती 
राज निदेशालय ( मु0), राँची सम्प्रति निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री पवन कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 690 / 03, गृह जिला- नवादा ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् , गोड्डा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( ख)- 03 / 2014 का . 10409 -- उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार रतन, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 607/ 03 , गृह 
जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं 
बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 10410--उप सचिव, समाज कल्याण , महिला एवं बाल विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शाहिद अख्तर, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 712ए/03 , गृह 
जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद -1( ख)- 03/ 2014 का . 10411 -- क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री शशि प्रकाश झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 661 / 03 , गृह जिला 
पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद-1( ख )-03 / 2014 का . 10412 -- उप निदेशक , खाद्य, कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा के पद 
पर पदस्थापित श्री जुगनु मिंज, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 871 / 03, गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-1( ख )- 03/ 2014 का . 10413--पदस्थान हेतु प्रतीक्षारत श्री भोगेन्द्र ठाकुर, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 614/ 03 , गृह जिला- समस्तीपुर) को अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 27 अक्टूबर , 2014 
संख्या-3/ पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 10414 -- परिवहन आयुक्त के सचिव, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री रविरंजन कुमार विक्रम , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 696 / 03 , गृह जिला - उत्तर प्रदेश ) को 
अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


____ संख्या-3 /पद-1( ख)-03/ 2014 का . 10415-- अधिसूचित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो श्री 
मनमोहन प्रसाद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 2091/ 99, गृह जिला- नवादा) को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) के तहत राँची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद -1( ख )-03/ 2014 का . 10416-- अंचल अधिकारी , मनातु , पलामू के पद पर पदस्थापित 
श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा-20 ) के तहत राँची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद -1( ख)- 03/2014 का . 10417 -- अधिसूचित अंचल अधिकारी, रायडीह , गुमला श्री रविन्द्र 
गगराई, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम ) की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, छूटी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री गगराई को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत छूटी जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3/ पद -1(ख )- 03 / 2014 का . 10418-- अंचल अधिकारी, चान्हों , राँची के पद पर पदस्थापित 
सुश्री ऐनी रिन्कु कुजूर , झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला - गुमला) की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 27 अक्टूबर, 2014 
2. सुश्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत राँची जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -3/ पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 10419 -- अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केतार , गढ़वा श्री 
राहुल जी आनन्द जी , झा0प्र0से0 ( द्वितीय बैच, गृह जिला- बांका(बिहार )) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग 
से वापस लेते हुए अगले आदेश तक समकक्ष पद पर पदस्थापन हेत् सेवा नगर विकास विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


2. उपर्युक्त स्थानांतरण /पदस्थापन से प्रभावित वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी पदाधिकारी 
का पदस्थापन हो गया है एवं उनका कही पदस्थापन नहीं हुआ है, वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 550 - 50 | 


